निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 154) 


7 फाल्गुन 1931 ( AO ) 
पटना, शुक्रवार , 26 फरवरी 2010 


सं0 2 / सी0 - 10122 / 2007 - 1508 
कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


संकल्प 

16 फरवरी 2010 
श्री प्रभाष कुमार, वि0प्र0से0, कोटि क्रमांक - 1310 / 04 तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी - सह 
अंचलाधिकारी, गोरौल , हाजीपुर ( सम्प्रति निलम्बित) के विरूद्ध विभागीय कार्यों के सम्पादन में रूचि नहीं लेने एवं 
उदासीनता बरतने, विधि व्यवस्था कार्यों में लापरवाही / शिथिलता बरतने, विकास कार्यों में अभिरुचि नहीं लेने 
उच्चाधिकारियों के आदेश की अवहेलना एवं अनुशासनहीनता बरतने, बाढ़ साहाय्य वितरण में अभिरूचि नहीं लेने 
संबंधित प्रतिवेदित आरोपों पर बिहार सरकारी सेवक ( वर्गीकरण , नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 9 
(1) ( क ) में निहित प्रावधानों के आलोक में श्री कुमार को अगले आदेश तक के लिये निलम्बित किया गया । 

2. श्री कुमार के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही के जाँच प्रतिवेदन जो संतोषजनक नहीं पाये 
जाने के कारण पुनः जाँच का निर्णय लिया गया है । श्री कुमार द्वारा निलम्बन के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय 
पटना के एक याचिका संख्या - सी0 डब्लू0 जे0 सी0 सं0 - 8562 / 2009 दायर किया गया । माननीय उच्च न्यायालय 
द्वारा दिनांक 24 जुलाई 2009 को पारित आदेश के आलोक में मामले की पूर्व समीक्षोपरान्त श्री कुमार को दिनांक 2 
फरवरी 2010 के प्रभाव से निलम्बन से मुक्त किया जाता है । 

3. श्री कुमार को निलम्बन अवधि का निर्णय विभागीय कार्यवाही के फलाफल के आधार पर किया 


जायेगा । 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 26 फरवरी 2010 


आदेश : - आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया 

जाय तथा इसकी प्रति श्री प्रभाष कुमार, वि0प्र0से0, कोटि क्रमांक - 1310 / 04 मुख्यालय प्रमण्डलीय 
आयुक्त कार्यालय पूर्णियाँ एवं अन्य संबंधित को दी जाय । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 


चन्द्र प्रकाश सहाय, 
सरकार के अवर सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
__ बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 154 -571 + 10 -डी०टी०पी० । 

Website: http:// egazette. bih. nic.in 


